रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III - खण्ड 4 
PART III — Section 4 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार, सितम्बर 11 , 2018 / भाद्र 20 , 1940 
NEW DELHI , TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/ BHADRA 20, 1940 


सं . 346 ] 
No. 346 ] 


NEW DEL 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 11 सितम्बर, 2018 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिसूचना 
1. विजयवाड़ा में बोर्ड के स्थानीय कार्यालय की स्थापना के संबंध में ; 
2. हैदराबाद में स्थित बोर्ड के स्थानीय कार्यालय के क्षेत्राधिकार ( अधिकारिता) में परिवर्तन के संबंध में । 


सं . सेबी/ एल . ए. डी . - एन. आर. ओ./ जी . एन ./ 2018/ 34 . – भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 
1992 ( 1992 का 15) की धारा 3 की उप-धारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , बोर्ड ने चेन्नई में स्थित अपने 
दक्षिणी प्रादेशिक कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विजयवाड़ा में अपना स्थानीय कार्यालय स्थापित कर लिया है । 
इस प्रकार स्थापित स्थानीय कार्यालय निवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण , निवेशक (विनिधानकर्ता) शिक्षण के विनियामक 
पहलुओं और ऐसे अन्य कृत्यों, जो समय- समय पर सौंपे जाएं ( प्रत्यायोजित किए जाएं ), को देखेगा , और इसकी भूमिका तथा 
जिम्मेदारी का विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों तक होगा । 
विजयवाड़ा में स्थानीय कार्यालय की स्थापना के मद्देनज़र, हैदराबाद में स्थित बोर्ड के स्थानीय कार्यालय की भूमिका तथा 
जिम्मेदारी का विस्तार तेलंगाना राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों तक ही होगा । तदनुसार , तारीख 
26 जून, 2014 की अधिसूचना (सं. एल . ए. डी .-एन. आर . ओ/ जी . एन/ 2014- 15/04/ 1223) में संशोधन किया जाता है । 

अजय त्यागी, अध्यक्ष 
विज्ञापन-III /4/ असा./222 /18] 


5365 GI/2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART III — SEC . 4 ] 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 
Mumbai, the 11th September , 2018 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 


Notification regarding - 


1. Establishment of Local Office of the Board at Vijayawada ; 


2 . Change in the jurisdiction of the Local Office of the Board at Hyderabad . 


No. SEBI/LAD -NRO /GN /2018 / 34 . — In exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of section 3 of the 


Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992 ), the Board has established its Local Office at Vijayawada 


under the administrative control of its Southern Regional Office at Chennai. The Local Office so established shall look 


after the regulatory aspects of investor protection , investor education and such other functions as may be delegated from 


time to time, and its role and responsibility shall extend to the areas falling under the territorial jurisdiction of the State of 


Andhra Pradesh . 


In view of the establishment of the Local Office at Vijayawada , the role and responsibility of the Local Office of the 


Board at Hyderabad shall extend only to the areas falling under the territorial jurisdiction of the State of Telangana . 


Accordingly , the Notification No. LAD -NRO /GN /2014 - 15 /04 / 1223 dated June 26 , 2014 stands amended . 

AJAY TYAGI, Chairman 
[ADVT.- III /4 /Exty ./222 / 18 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 

ALOK 
KUMAR 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2018 .09. 20 
11:41:36 + 05 30 


